P ART I ] 


HARYANA GOVT GAZ ., JAN . 15 , 1985 (PAUSA . 25 , 1906 SAKA ) 


103 


श्रम विभाग 


दिनांक 26 नवम्बर, 1984 


सं ० 5 ( 10 ) 84-2,-- श्रम प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम 196 1 ( 1961 का केन्द्रीय अधिनियम 53) की धारा 14 द्वारा 
प्रदान की गई शक्तियों तथा इस निमित्त उन्हें समर्थ बनाने वाली सभी अन्य शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा इस निमित्त 
इसके पूर्व जारी की गई अधिसूचनाओं का अधिक्रमण करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा प्रौद्योगिक सुरक्षा एवं 
स्वास्थ्य निदेशालय , हरियाणा के निम्नलिखित अधिकारियों को प्रत्येक के सामने विनिर्दिष्ट सीमाओं के भीतर उक्त अधिनियम 
के प्रयोजनों के लिये निरीक्षक नियुक्त करते हैं , अर्थात् 


क्रम सं ० 


अधिकारी 


स्थानीय सीमाएं 


1 


समस्त हरियाणा राज्य 


निदेशक, प्रौद्योगिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य , हरियाणा, 
चण्डीगढ़ 


2 


अपर निदेशक , औद्योगिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य, हरियाणा 


समस्त हरियाणा राज्य 


3 उप -निदेशक , प्रौद्योगिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य , हरियाणा 


समस्त हरियाणा राज्य 


4 सहायक निदेशक , औद्योगिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य , हरियाणा समस्त हरियाणा राज्य 


जिला फरीदाबाद , गडगांवा तथा महेन्द्रगढ़ 


5 वरिष्ठ सहायक निदेशक , प्रौद्योगिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य 

हरियाणा , फरीदाबाद 


6 


जिला हिसार, सिरसा , भिवानी तथा रोहतक 


, 


वरिष्ठ सहायक निदेशक , औद्योगिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य , 
हिसार 


7 


वरिष्ठ सहायक निदेशक , प्रौद्योगिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य 


जिला अम्बाला तथा कुरुक्षत्र 


अम्बाला 


8 वरिष्ठ सहायक निदेशक , प्रौद्योगिक एवं स्वास्थ्य , पानीपत जिला करनाल , जीन्द 


तथा सोनीपत 


9 सहायक निदेशक , प्रौद्योगिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य , अम्बाला जिला अम्बाला तहसील जगाधरो को 


छीड़ 


10 


सहायक निदेशक , औद्योगिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य , जगाधरी 


यमुनानगर शहर को छोड़ कर अम्बाला जिले की जगाधरी 
तहसील । 


11 


सहायक निदेशक , प्रौद्योगिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य, यमुनानगर जगाधरी तहसील का यमुनानगर शहर 


12 


सहायक निदेशक , प्रौद्योगिक सुरक्षा एव स्वास्थ्य, कुरुक्षेत्र 


जिला कुरुक्षेत्र 


, 


13 सहायक निदेशक , औद्योगिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य , करनाल तहसील पानीपत को छोड़ कर जिला करनाल तथा जिला जोन्द 


14 सहायक निदेशक , औद्योगिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य , पानीपत- पानीपत शहर का पूर्वी भाग जो अम्बाला देहलो रेलवे लाईन 

से विभाजित है तथा पानीपत तहसील का समालखा नगर । 


15 


सहायक निदेशक औद्योगिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य पानीपत-I कारखाना निरीक्षक पानीपत सर्कल के क्षेत्र को छोड़ कर 

तहसील पानीपत । 


16 सहायक निदेशक प्रौद्योगिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य सोनीपत 


जिला सोनीपत । 


104 


HARYANA GOVT GAZ ., JAN . 15 , 1985 (PAUSA 25, 1906 SAKA ) - 


[PART 1 


क्रम ० सं ० 


अधिकारी 


स्थानीय सीमाएं 


सहायक निदेशक प्रौद्योगिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य , बहादुरगढ़ रोहतक जिले की तहसील बहादुरगढ़ तथा तहसील झज्जर 
18 सहायक निदेशक औद्योगिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य रोहतक सहायक निदेशक , प्रौद्योगिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य , बहादुरगढ़ के 

क्षेत्र को छोड़ कर जिला रोहतक तथा जिला भिवानी 


19 सहायक निदेशक प्रौद्योगिक , सुरक्षा एवं स्वास्थ्य ,हिसार 


हिसार जिले को हांसी तथा हिसार तहसील 


20 सहायक निदेशक औद्योगिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य , सिरसा 


जिला सिरसा और हिसार जिले को टोहाना तथा फतेहाबाद 
तहसोल 


21 


सहायक निदेशक , औद्योगिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य , गुड़गांवा 


जिला गड़गांवा 


22 सहायक निदेशक , औद्योगिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य , रिवाड़ी जिला महेन्द्रगढ़ 


23 सहायक निदेशक , औद्योगिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य , फरीदाबाद- I 1. जो कारखाने देहली - हरियाणा सीमा से मथुरा सड़क की 

पश्चिम दिशा में नीलम चौक के नजदीक रेलवे पुल तक स्थित 
हैं तथा इनमें एम ० एच०-1 से एन ० एच ० IV - V के क्षेव भी 
शामिल हैं । 


2 जो कारखाने बढ़खल गुड़गांवा सड़क तथा देहली-हरियाणा 
राज्य सीमा को मध्य क्षेत्र में स्थित है । 


24 सहायक निदेशक , औद्योगिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य , 

फरीदाबाद- II 


1. वे कारखाने जो नए औद्योगिक नगर फरीदाबाद के प्रौद्योगिक 
क्षेत्र में स्थित है । 


2. फरीदाबाद सव्याह के सैक्टर 24 तथा 25 को छोड़कर सोहना 
सड़क तथा बड़खल -गुडगांव सड़क मध्य क्षेत्र में जो कारखाने 
स्थित हैं । 


3. रेलवे पुल से मथुरा सड़क की पश्चिम दिशा में गुड़गांव नहर 
तक जो कारखाने स्थित है । 


25 


सहायक निदेशक , औद्योगिक सुरक्षा एवं स्वास्थ , फरीदाबाद संव्यह यो सैक्टर 2 तथा सैकर 25 में जो कारखाने 
फरीदाबाद- III 

स्थित है । 


26 सहायक निदेशक , औद्योगिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य , 

फरीदाबाद- IV 


जो कारखाने देहली हरियाणा सीमा से मथुरा सड़क की पूर्वदिशा 
में और मथुरा सड़क तथा आगरा नहर के मध्य व क्षेत्र में 
फरीदाबाद के सैक्टर -15 और 12 को विभाजित करने वाली 
सड़क तक स्थित है । 


27 


सहायक निदेशक , प्रौद्योगिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य, फरीदाबाद सहायक निदेशक , प्रौद्योगिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य फरीदाबाद, 

सर्कल -1 से सर्कल-4 तक का क्षेत्र छोड़कर फरीदाबाद जिले 
को तहसील पलवल और तहसील बल्लभगढ़ तथा फरीदाबाद 
को सैक्टर, 4, सैक्टर 6 से 13 में जो कारखाने स्थित हैं । 


म ० 
सचिव , हरियाणा सरकार , 
श्रम तथा रोजगार विभाग । 


al 


